Harpana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 18-2023/Ext.] _ CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 24, 2023 (MAGHA 4, 1944 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
सामान्य प्रशासन विभाग 
(प्रशासकीय सुधार) 
अधिसूचना 
दिनांक 24 जनवरी, 2023 
संख्या 7/ 31 /2014--3ए०आर०.-- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) 
तथा (2) क॑ अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे 
दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की निम्नलिखित 
सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिष्ठित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण 
प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात्‌ :- 


er अनुसूची... रा A Are 
क्रम विभाग का अभिकरण का सेवा का नाम दी गई पदाभिहित प्रथम शिकायत द्वितीय शिकायत 
संख्या नाम नाम समय अधिकारी निवारण प्राधिकारी निवारण प्राधिकारी 
सीमा 
1 2 3 4 5 6 7 8 
कृषि तथा हरियाणा राज्य बीज उत्पादन के 21 दिन उप-निदेशक / निदेशक, हरियाणा अध्यक्ष हरियाणा 
4 किसान बीज प्रमाणीकरण लिए फर्म का उप-मुख्य बीज राज्य बीज राज्य बीज 
कल्याण विभाग अभिकरण पंजीकरण प्रमाणीकरण प्रमाणी करण प्रमाणी करण 
अधिकारी अभिकरण अभिकरण 
कृषि तथा हरियाणा राज्य बीजों के संसाधन 21 दिन उप-निदेशक / निदेशक, हरियाणा अध्यक्ष हरियाणा 
हर किसान बीज प्रमाणीकरण के लिए संसाधन उप-मुख्य बीज राज्य बीज राज्य बीज 
कल्याण विभाग अभिकरण संयंत्र का पंजीकरण प्रमाणीकरण प्रमाणी करण प्रमाणी करण 
अधिकारी अभिकरण अभिकरण 
कृषि तथा हरियाणा राज्य बीजों के संसाधन 21 दिन उप-निदेशक / निदेशक, हरियाणा अध्यक्ष हरियाणा 
मन किसान बीज प्रमाणीकरण के लिए संसाधन उप-मुख्य बीज राज्य बीज राज्य बीज 
कल्याण विभाग अभिकरण संयंत्र का नवीकरण प्रमाणीकरण प्रमाणी करण प्रमाणी करण 
अधिकारी अभिकरण अभिकरण 
संजीव कौशल, 


मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार। 


(199) 


200 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 24, 2023 (MAGH. 4, 1944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
(ADMINISTRATIVE REFORMS) 
Notification 
The 24th January, 2023 

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the 
Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the 
Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, 
the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of the 
Haryana State Seed Certification Agency under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :- 


a _ i नमक निनिललकनिनिननिभ लि मत लील कम लिम लिन मम सअमविनीद नदकलीनल कई 
Sr. Name of the Name of the Name of Given Designated First Second 
No. Department Agency service time Officer Grievances Grievances 
limit Redressal Redressal 
Authority Authority 
6 7 8 


ES ae ee ee ee 5 


1 Agriculture Haryana State Firm 121 Deputy Director/ Director , Chairman, 
and Farmers Seed Certification Registration Days Deputy Chief ‘Haryana State Haryana State 
‘Welfare Agency ‘for seed ; ‘Seed Seed ‘Seed 
Department — production Certification Certification Certification 
| ; ; ; : Officer ‘Agency ‘Agency 

2 Agriculture Haryana State Processing 21 Deputy Director/ Director , Chairman, 
and Farmers Seed Certification Plant Days _ Deputy Chief Haryana State Haryana State 
Welfare Agency Registration Seed Seed Seed 
Department for Processing Certification Certification Certification 

of seeds Officer Agency Agency 
3 Agriculture Haryana State Processing 21 : Deputy Director/ Director , :Chairman, 
; and Farmers Seed Certification Plant Renewal 14395... Deputy Chief ‘Haryana State Haryana State 
‘Welfare Agency for Processing | Seed ‘Seed ‘Seed 


Department — of seeds ः Certification Certification —_ Certification 


SANJEEV KAUSHAL, 
Chief Secretary to Government Haryana. 


10148—C.S.—H.G_P., Pkl. 


